सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 वैशाख , 19 38 ( श० ) 


संख्या 424 राँची , रविवार, 


1 मई, 20 16 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 अप्रैल , 2016 


संख्या-11/स्था०लो०से आ० -10 / 2009 ( खण्ड ) का० 3117/ भारत के संविधान के अनुच्छेद-316 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल , श्री फिदेलिस टोप्पो , भा० प्र० से० , सदस्य , विशेष जाँच दल , 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, को पदभार ग्रहण करने की तिथि से झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में 
नियुक्त करते हैं । 

2. श्री फिदेलिस टोप्पो , झारखण्ड लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर पदभार ग्रहण करने से पूर्व 
भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र देंगे । 

___ 3. उपरोक्त नव नियुक्त सदस्य अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से छः वर्ष की अवधि तक या 
अधिकतम 62 ( बासठ ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक , इनमें से जो भी पहले हो अपना पदधारण करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

निधि खरे, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 4 2 4 – 50 | 


